निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार 31 दिसम्बर 2008 


( सं0 पटना 597 ) 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

30 दिसम्बर 2008 
सं० एल / एच०जी० - 1510 / 2006 - 12279 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी में प्रमण्डलीय समादेष्टा / जिला 
समादेष्टा के रूप में पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारीगण को , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के 
पत्रांक - 450 दिनांक - 02.06 .73 के अनुसरण में , जिला समादेष्टा ( पुलिस उपाधीक्षक स्तर) कोटि में , नाम के सामने 
अंकित तिथि से सम्पुष्ट किया जाता है । 
क्रम संख्या नाम / धारित पद का पदनाम 

सम्पुष्टि की तिथि अम्युक्ति 


1 


08.06. 88 


14 .06.93 


25.05.93 


21 .04. 97 


5 


27 . 04. 97 


श्री मुरारी मोहन मिश्र, । 
वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री जुलियन टेटें ( अ0ज0जा0 ) 
वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री रंजीत कुमार सिन्हा 
वरीय प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री हरिनाथ झा 
प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री तेज नारायण खेरवार 
प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री शिव प्रसाद मंडल 
प्रमण्डलीय समादेष्टा 
श्री श्याम नारायण राम ( अ0जाति ) 
जिला समादेष्टा 
श्री जीवेन्द्र नाथ झा , जिला समादेष्टा 
श्री विमल कुमार शांडिल्य 
जिला समादेष्टा 
श्री अनिल कुमार सिंह 
जिला समादेष्टा 


30.04. 97 


30 . 04. 97 


14.06. 99 
20 . 10.99 


30 .04.02 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 31 दिसम्बर 2008 


11 


30. 04. 02 


30 .04.02 


30 .04.02 


2 
श्री यशस्पति मिश्र 
जिला समादेष्टा 
श्री पवन कुमार सिंह 
जिला समादेष्टा 
श्री जयंत कुमार 
जिला समादेष्टा 
श्री जयंत प्रताप सिंह 
जिला समादेष्टा 
श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक 
जिला समादेष्टा 
श्री अनुज कुमार 
जिला समादेष्टा 


02.05.07 


15 


02. 05. 07 


____ 16 


02. 05.07 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह० / - अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 597 - 571 + 000 -डी0टी0पी0 । 


